AN 


.... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 अग्रहायण 1936 ( श० ) 
राँची , सोमवार 

1 दिसम्बर , 2014 (ई० ) 


संख्या 629 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

28 नवम्बर , 2 0 14 
संख्या- 4/ नि0सं0 -12- 134 / 2014 का . 11353-- श्री अन्जनी कुमार, झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच , गृह जिला 
उत्तर प्रदेश) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज , लातेहार द्वारा पारिवारिक कारण एवं स्व -विवेक 
से उप समाहर्ता के पद से त्याग पत्र दिया गया है, जिसे स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 629 - 50 । 


